रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L -3303.1 (99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II .. खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3Sub - section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 7 ] 
No. 7 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 6 , 2010 / पौष 16 , 1931 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931 


संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 

अधिसूचना 

। नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010 
सा . का . नि . 7 ( अ), - केन्द्रीय सरकार , भारतीय तार अधिनियम , 1885 ( 1885 का 13 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टेलीग्राफी के प्रचालन की 
अनुज्ञप्ति ) नियम , 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार 
टेलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति ) संशोधन नियम, 2009 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टेलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति ) 
नियम , 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 7. परीक्षा के लिए फीस. --- अभ्यर्थीनियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए , 
प्रति परीक्षा पांच सौ रुपए की परीक्षा फीस का संदाय करेगा और उक्त परीक्षा फोस को केंद्रीय सरकार द्वारा , समय - समय 

पर पुनरीक्षित किया जाएगा । " 
3. उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 8क भाषा. - इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षाओं की भाषा अंग्रेजी होगी । " 
4. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 10 अनुज्ञप्ति फीस और विधिमान्यता..--- अभ्यर्थी, नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति दिए जाने के 
लिए निम्नलिखित मानों में फीस का संदाय करेगा, अर्थात् : 
( i) 5 , 000 रु . 

बीस वर्ष के लिए 
( ii ) 10, 000 रु . 

आजीवन 


52 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3( i) ] 
स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनों के लिए “ आजीवन ” से इस शर्त के अधीन रहते हुए 
अनुज्ञप्तिधारी के अस्सी वर्ष की आयु पूरी करने तक अभिप्रेत है और अनुज्ञप्तिधारी पैंसठ वर्ष की 
आयु पूरी करने के पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के उपयोग के बारे 
में सूचित करेगा : 


- 


- 


- 


- 


- 


परन्तु केंद्रीय सरकार 
अ . बीस वर्ष की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता को -- बीस वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित 
कर सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शता को पूरा करता है , अर्थात : 


(i) 


अनुज्ञप्तिधारी ने विनिर्दिष्ट अनुरोध किया है ; 
अनुज्ञप्तिधारी पांच हजार रूपए की फीस का संदाय करता है ; और 
उसके पास वैमानिक चल सेवा में स्टेशन में कार्य करने का तीन मास से अनधिक 
का अनुभव या 
किसी वैमानिक चल स्टेशन में 30 घंटे का उड़ान का अनुभव है या पुन: परीक्षा 
द्वारा या अन्यथा केंद्रीय सरकार का यह समाधान करता है कि उसके पास अभी भी 
ऐसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने या नवीकरण के लिए अपेक्षित सभी पात्रताएं 


आ . आजीवन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता -- अस्सी वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त 
संदाय के बिना एक समय पर दस वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति धारक के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर : 


परन्तु यह और कि यदि केंद्रीय सरकार की राय में , अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के पुनः 
विधिमान्यकरण के प्रयोजन के लिए, जानबूझकर या लापरवाही से अशुद्ध या मिथ्या जानकारी प्रदान 
की है तो केंद्रीय सरकार अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी : 


परन्तु यह भी कि इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या २६ करने का आदेश तब 
तक नहीं किया जाएगा, जब तक संबंधित व्यक्तियों को की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के 
विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है । 


स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजनों के लिए " अनुभव " पद से रेडियो टेलीफोन 
प्रचालक के लिए यथा पर्याप्त वैमानिक चल सेवा में किसी चल स्टेशन पर अभिप्राप्त अनुभव या 
वैमानिक सेवा में चल स्टेशनों के साथ संचार के लिए थल पर अनुरक्षित रेडियो टेलीफोन स्टेशन के 
प्रचालक के रूप में अभिप्राप्त अनुभव से अभिप्रेत है । 


स्पष्टीकरण 2 - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों 
के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान अनुज्ञप्तियां उनकी समाप्ति तक विधिमान्य बनी रहेंगी और अपनी 
अनुज्ञप्तियों का नवीकरण कराने के इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी बीस वर्ष या आजीवन के लिए आवेदन 
करके इन नियमों में परिवर्तन करेंगे । 


5 . 


उक्त नियमों के नियम 10क के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : 


[ भाग II - खण्ड 30) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
“ 10क . विलंब के लिए फीस-- यदि अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम दो सौ पचास रूपए के अधीन रहते 
हुए, प्रतिमास अनुज्ञप्ति फीस के 2 % विलंब फीस का संदाय करता है तो केंद्रीय सरकार, अनुज्ञप्ति 
की समाप्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की अवधि तक अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर विचार कर सकेगी और 
यदि विलंब एक वर्ष से अधिक का है तो समाप्ति के पश्चात् विलंब फीस का प्रति वर्ष प्रशमन किया 
जाएगा । " 


6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : 
__ “ 11 प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों की दूसरी प्रति जारी करना या प्रतिस्थापन - - 
(1 ) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन जिसका प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति खो गई , विकृत या 
नष्ट हो गई है, तुरंत केंद्रीय सरकार को उस हानि के बारे में सूचित करेगा । 
( 2) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए समुचित रूप से निष्पादित आवेदन केंद्रीय सरकार को 
किया जाएगा, जिसमें उस प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के , जिसकी दूसरी प्रति अपेक्षित है, खोने, विकृत 
या नष्ट होने में अन्तर्वलित परिस्थितियों का विवरण दिया जाएगा । 
( 3) यदि प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति खो गई है तो आवेदक यह अवश्य कथन करे कि उसके लिए 
युक्तियुक्त खोज की गई है और इसके अतिरिक्त , उसके पाए जाने की दशा में , या तो मूल या 
दूसरी प्रति रद्दकरण के लिए लौटा दी जाएगी । 
( 4) केंद्रीय सरकार एक हजार रूपए के संदाय पर किसी प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति 
जारी कर सकेगी। " 


7 . उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : 
" 12 प्रचालकों का अनुशासन - - 
( 1) यदि केंद्रीय सरकार की राय में प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तिधारी जानबूझकर या लापरवाही से 
रेडियो साधित्र के प्रचालन की बाबत उसे विधिपूर्वक लागू अभिसमय या इन नियमों या किन्हीं 
विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं तो केंद्रीय सरकार अनुज्ञप्ति को 
पृष्ठांकित , निलंबित या रद्द कर सकेगी । 

( 2) केंद्रीय सरकार इन नियमों के अधीन किसी भी समय किसी प्रवीणता प्रमाणपत्र के धारक से 
उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी और धारक ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा । 

( 3 ) केंद्रीय सरकार किसी प्रवीणता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति धारक के ज्ञान और योग्यता की जाँच 
करने के लिए किसी भी समय उसका पुन : परीक्षा किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसी पुन : 
परीक्षा के परिणास्वरूप प्रवीणता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी 
और ऐसी परीक्षा के लिए कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी । 
( 4) इन नियमों के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक पत्राचार की गोपनीयता का पालन करेगा और 
ऐसे प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन में ऐसे धारक द्वारा इस आशय की एक 
घोषणा की जाएगी : 


परन्तु केंद्रीय सरकार इन नियमों के अधीन रेडियो टेलीफानी निर्बधित ( वैमानिक ) प्रमाणपत्र 
जारी किए जाने को शासित करने वाली किन्हीं शर्तों के धारक को सूचना भेजकर या राजपत्र अथवा 
नई दिल्ली में समाचार पत्र में प्रकाशित साधारण सूचना द्वारा उपांतरित कर सकेगी, उसमें परिवर्तन 
कर सकेगी, उसे रद्द या प्रतिसंहरित कर सकेगी! " 


8. 


उक्त नियमों के उपाबंध -- 1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखे जाएगे, अर्थात : 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 301 


उपाबंध 1 


सी ओ पी -1 


भारत सरकार 
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
रेडियो टेलीफोनी निर्बन्धित ( वैमानिक ) 
में प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में 

प्रवेश के लिए 
आवेदन का प्रारूप 


( कार्यालय के प्रयोग के लिए ) 


रोल नं0 


प्रारूप जब भर लिया जाए तब निम्नलिखित को भेजा 
जाए: 
सहायक बेतार सलाहकार 
भारत सरकार 
डब्ल्यू0 पी0 सी0 क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति कार्यालय , 
( परीक्षा अनुसूची में यथावर्णित संबंधित क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति 
कार्यालय ) 


आवेदक का नाम और डाक पता 
( टेली0 नं0 और ई- मेल पता , यदि कोई हो ) 

आवेदक द्वारा भरा जाए 


केन्द्र * 
( ख ) परीक्षा की श्रेणी और भाग 

( जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं ) 
(i ) रेडियो टेलीफोनी निर्बन्धित (पूर्ण) : 
( ii ) रेडियो टेलीफोनी निर्बन्धित ( वैमानिक ) भाग I : 


टिप्पण : - भाग I - परीक्षा द्वारा नवीकृत ( आवेदन के साथ भारतीय अनुज्ञप्ति /विदेशी अनुज्ञप्ति और भारतीय 
अनुज्ञापत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए । सत्यापन के लिए परीक्षा के दौरान मूल अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए । 
( ग) परीक्षा का मास : 

बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे @ 
(i) भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम 
( 11 ) संख्यांक और तारीख 

( iii ) राशि 
( ङ ) बताएं क्या किसी अन्य वर्ग की प्रवीणता प्रमाणपत्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं ( उपयुक्त बॉक्स में सही 
का निशान लगाएं ) 
नहीं | हाँ 

यदि हां तो वर्ग विनिर्दिष्ट करें 


__ * सम्यक रूप से अधिसूचित केन्द्र का नाम 

* * विदेशी एफआरटीओएल पर आधारित अनुमति का जारी किया जाना समय - समय पर सरकार द्वारा जारी 
किए गए ज्ञापन के अनुसार शासित होगी । 

@ बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा से प्राप्त किया जाना चाहिए और वेतन तथा लेखा 
अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में देय तथा भारतीय स्टेट बैंक , नई दिल्ली, पार्लियामेंट 
स्ट्रीट, नई दिल्ली, सेवा शाखा ( कोड 7687) में संदेय होना चाहिए । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 
1. 

आवेदक का नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
हिन्दी में नाम , यदि संभव हो 


नाम 


उपनाम 


2 . 


पूरा डाक पता, जिसमें पत्र -व्यवहार किया जाना है : 


घर का स्थायी पता 


4. 


संपर्क सं0 और ई- मेल पता , यदि कोई हो 


5. 


मीटर 


सेंटीमीटर 


आवेदक का वर्णन : 
( क ) उचाई 
( ख ) आंखों का रंग 
( ग ) बालों का रंग 
( घ ) रूप-रंग 
( ङ ) पहचान का चिन्ह 


6 . जन्म की तारीख : ( कृपया अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र या मैट्रिक प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति 
संलग्न करें) ( आवेदक 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए) 


7 . 


जन्म का स्थान (जिले और राज्य सहित ) 


8. 


आप किस राज्य के हैं , उसका नाम 


- 


9. ( क ) क्या आप जन्म से और या अधिवास से भारत के नागरिक हैं 
टिप्पण : आवेदन के पृष्ठ 4 पर दिए गए प्ररूप में केंद्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर सम्यक रूप से प्राधिकृत 
व्यक्तियों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए । 

( ख) यदि नहीं तो आप किस देश के हैं ? 


10. 


पिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता 
( यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम पता लिखिए ) 


11. 


प्रमाणपत्र व 


आवेदक द्वारा पहले से धारित सक्षमता/प्रवीणता प्रमाणपत्रों की , यदि कोई हो, विशिष्टियां : 
सं0 और जारी करने की तारीख | वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा जारी 

किया गया 


12. 


अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता 


( कृपया सबूत के रूप में केंद्रीय सरकाया राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से 
अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC, 3 (0) 


घोषणा 


1 . मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वगामी तथ्य सत्य और सही है और उसमें कुछ 
भी मिथ्या नहीं है तथा उसमें कोई भी तार्किक बात छिपाई नहीं गई है । मैं इस बात से भी सहमत हूँ 
कि यदि मेरे द्वारा इसमें इसके पूर्व दी गई कोई सूचना बाद की किसी तारीख को मिथ्या पाई जाए 
तो प्रमाणपत्र और प्रचालन अनुज्ञप्ति , यदि दी गई हो , रद्द कर दी जाएगी । 


2 . इसके अतिरिक्त, मैं सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि मैं किसी ऐसे संदेश का , जिसे मैं 
अपने द्वारा प्रचालित किसी बेतार साधित्र द्वारा पारेषित या प्राप्त करूं या जो उक्त साधित्र के 
प्रचालन के संबंध में मेरी जानकारी में आए, तात्पर्य, तब के सिवाय, जब ऐसा करने के लिए मुझे 
विधिपूर्वक प्राधिकृत या निदेशित किया गया हो , किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रकट नहीं करूंगा । 


3 . मैंने भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार 
टेलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति ) नियम , 1954 में अन्तर्विष्ट नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ और 
समझ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूं । 


साक्षी के हस्ताक्षर 
नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
पता : 
स्थान : 
(किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा साक्ष्य दिया जाए) 


आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) 
तारीख : 
स्थान : 


मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूं : 


( i ) . ... ....... .. . रू0 का बैंक ड्राफ्ट 
( ii ) चरित्र और राष्ट्रीयता प्रमाण - पत्र 
( iii ) अधिवास प्रमाणपत्र, यदि कोई अपेक्षित हो । 
(iv) आयु का सबूत ( आवेदक परीक्षा के प्रारंभ की तारीख को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना 

चाहिए ) 
( v ) 3x 4 से0मी0 स्टाम्प आकार के फोटो - - दो प्रतियां ( एक उपस्थिति शीट, पृष्ठ 6 पर , 
दिए गए स्थान में चिपकाई जानी चाहिए और दूसरी एक लिफाफे में संलग्न की जानी चाहिए और 
आवेदन पत्र में लगाई गई हो ) 
( vi ) अपना पता लिखा और स्टांप ( केवल 5/- रू0 ) लगाए गए 23x 10 सेमी0 आकार का 
लिफाफा संलग्न करें । 


आवेदक के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चरित्र और राष्ट्रीयता प्रमाण- पत्र 


. . . . . . . . . . . . . 


प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री . ..... ........ 
सुपत्र श्री ...... .. .. 

. .... .. ... .. . को पिछले . ......... .. ........ वर्ष... .. ... .. ... .. .....मास से जानता हूँ । 
उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी राष्ट्रीयता .... ......... ..... ........ .. है । वह मेरा संबंधी 
नहीं है । 
स्थान : 

हस्ताक्षर 
तारीख : 

नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


मोहर सहित पदनाम और पता 
यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी द्वारा दिया जाना चाहिए : 

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी । 
2 . संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य 
3. उप - खंड मैजिस्ट्रेट/ अधिकारी या तहसीलदार 
( यह पृष्ठ अभ्यथीं को डाक द्वारा भेजा जाएगा । अत : यह पृथक कागज पर भरा जाना चाहिए ) 


भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( डब्ल्यूपीसी खंड), क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति कार्यालय 


प्रवेश प्रमाण- पत्र 


को निम्नलिखित परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता है : 


परीक्षा 


केन्द्र - 


रोल नं0 


तारीख 


समय 


आरटीआर ( ए ) 


1. 


अभ्यर्थी निम्नलिखित अनुदेशों को कड़ाई से पालन के लिए ध्यानपूर्वक पढ़े : 
i ) . किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे के पश्चात परीक्षा भवन में 

प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
अभ्यर्थी अपना स्वयं का पेन, स्याही, पेन्सिल, रबड़ और ड्राईंग उपकरण लाएं । 
अभ्यर्थियों को उनके लिए उत्तर लिखने हेतु किसी लिपिक की सहायता की अनुज्ञा 

नहीं दी जाएगी । 
iv ) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात आधा घंटा व्यतीत होने तक 

परीक्षा भवन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में मोबाइल फोन / इलेक्ट्रानिक गेजेट ले जाने की 

अनुमति नहीं है । 
यदि अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रतिरूपण या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या प्रयोग 
करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो वह दांडिक अभियोजन के लिए दायी होगा 

और / या उसे परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित 
किया जा सकेगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 360 
अभ्यर्थी ऐसे किन्हीं अन्य अनुदेशों का पालन अवश्य करे, जो मुख्य परीक्षक या अधीक्षण अधिकारी 
द्वारा उन्हें दिए जाएं । 

कृते सहायक बेतार सलाहकार , 
अभ्यर्थी अपना डाक पता लिखे : 

भारत सरकार 
सेवा में 

श्री - -- - - -- --- 


भारत सरकार 
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
( बेतार योजना और समन्वय खंड ) 


लिए 


उपस्थिति शीट 
( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना है इसे पृथक कागज पर टाइप किया जाना चाहिए) 
परीक्षा का वर्ग : संबंधित यहाँ 3x4 से0मी0 का नवीनतम | केवल कार्यालय के प्रयोग के 
खाने में निशान लगाएं फोटो चिपकाएं । फोटो पर 
केवल भाग 

सामने हस्ताक्षर किए होने रोल नं0-- -- --- 

चाहिए और तारीख होनी अनुज्ञप्ति का क्रम सं0 - - 
भाग I और II चाहिए । 

रेडियो टेलीग्राफी निर्बन्धित 
( वैमानिक ) अनुज्ञप्ति सं0---- 
तारीख 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


केन्द्र का नाम : 


- 


- 


ACON- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


to» 

N 


अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट अक्षरों में --- - - -- -- - 
डाक पता, जहाँ अनुज्ञप्ति भेजी जानी है ------- - 
पिता का नाम -- --- -- - -- 

जन्म की तारीख ---- 
__ जन्म का स्थान -- 

राष्ट्रीयता---- -- ------- 
__ ऊंचाई मीटरों में 

आँखों का रंग ---- 
बालों का रंग -- - -- -- -- 
रूप रंग - - -- - - - -- - - - - - -- 
पहचान का चिन्ह ---- --- --- 
आवेदक द्वारा पहले से धारित प्रवीणता प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की विशिष्टियां 
| ( क ) अनुज्ञप्ति का वर्ग ( ख ) अनुज्ञप्ति सं0 और तारीख ( ग ) किसके द्वारा जारी किया 

गया 
तारीख विषय 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 


1 


. 


भाग 
भाग 


II 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारत सरकार 
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
( बेतार योजना और समन्वय खंड ) 


रेडियो टेलीफोन निर्बन्धित ( वैमानिक ) में प्रवीणता प्रमाण -पत्र हेतु परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन 

में भरे जाने के लिए अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश 


1 . सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन परीक्षा की अनुसूची में यथावर्णित संबंधित क्षेत्र के सहायक 
बेतार सलाहकार , भारत सरकार बेतार प्रवीणता प्रमाणपत्र क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति कार्यालय के पास विहित 
की गई नियत तारीख तक पहुँच जाना चाहिए । उचित संलग्नों के बिना और नियत तारीख के 
पश्चात् प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृति कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त , इस 
मामले में कोई पूछताछ या पत्राचार ग्रहण नहीं किया जाएगा । साथ ही किसी भी रीति में अन्यथा 
ठीक न पाए गए आवेदनों को भी इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार ग्रहण किए बिना सरसरी तौर पर 
अस्वीकार कर दिया जाएगा । 
2. प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होने चाहिए : 

(i) अभ्यर्थी के दो नवीनतम फोटो की समान प्रतियाँ । फोटो केवल सिर और कंधों की 
( पूर्ण चेहरा) और 3x 4 से0मी0 आकार की होनी चाहिए । वे सामने स्याही से तारीख सहित 
हस्ताक्षरित होनी चाहिए और उनमें से एक छोटे लिफाफे पर संलग्न होनी चाहिए । दूसरी को 
संलग्न उत्तर पत्र के दाएं तरफ ऊपर चिपकाया जाना चाहिए । खुले लिफाफे पर संलग्न 
फोटुओं की पृष्ठ भाग पर नाम और पूरा पता लिखा होना चाहिए । 
( ii ) नीचे सूचीबद्ध अधिकारियों में से एक से विहित प्रपत्र में राष्ट्रीयता और चरित्र 
प्रमाणपत्र । 

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारी। 
संसद सदस्य या राज्य सरकार के विधान सभा का सदस्य या विधायी समिति का 
सदस्य । 
उप - खंड मैजिस्ट्रेट / अधिकारी । 
मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नायब 

तहसीलदार / उप तहसीलदार । 
( iii ) अधिवास प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो ( पैरा 4 के अनुसार) 
(iv) आयु का साक्ष्य ( जैसे मेट्रिकुलेशन प्रमाण -पत्र या स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र की 

अनुप्रमाणित प्रति ) 
( v) भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में परीक्षा फीस | 
( vI ) किसी अभ्यर्थी के जन्म से भारतीय न होने की दशा में , सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 

अधिवास प्रमाण- पत्र, मूल रूप में या सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां । 
( vii ) अपना पता लिखा और स्टांप लगा 23x 10 से०मी० आकार का लिफाफा ( केवल 

5 / - 00 का ) संलग्न करें । 
3 . रिक्त प्रवेश प्रमाणपत्र प्ररूप पर दिए गए स्थान में अभ्यर्थी का वह पता लिखा होना चाहिए, 

जिस पर वह अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करना चाहता है । 


2 


52 GI10 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

Part II — Sec . 301 
( i) विहित फीस का संदाय केवल भारतीय स्टेट बैंक के क्रॉस बैंक - ड्राफ्ट द्वारा ही किया 
जाना चाहिए । बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जाना 
चाहिए और भारतीय स्टेट बैंक , पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, सेवा शाखा ( कोड 7687 ) में 
संदेय, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में 
लिखा होना चाहिए । दिल्ली से संदाय की दशा में , भारतीय स्टेट बैंक से बैंककार का चेक 
भी स्वीकार्य है । 
( ii ) किसी भी दशा में , किन्हीं अन्य बैंकों में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट / चैक स्वीकार नहीं 
किए जाएंगे। विरूपित और विकृत बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 
( iii ) प्रवीणता प्रमाणपत्र परीक्षा के विभिन्न वर्गों के लिए फीस केवल 500 / - रू है । 


६ 


इन पर 


इन परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई निम्नतम शैक्षिक अर्हता विहित नहीं की गई है । तथापि , 
इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इन परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम ऐसा है जो विषय 
के रूप में अंकगणित और भौतिकी सहित कम से कम मैट्रिक कक्षा की सहज शैक्षिक 
अर्हता की अपेक्षा करेगा ताकि अभ्यर्थी कुशलतापूर्वक उनका अध्ययन कर सके । अतः 
आशयित अभ्यर्थी का विशेष ध्यान इन परीक्षाओं को देने के लिए, परिलब्धि के रूप में 
बेहतर सामान्य शिक्षा की ओर दिलाया जाता है । इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि 
परीक्षा के दौरान अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता पर भी विचार किया जाएगा । 
परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी । 
परीक्षा फीस के प्रतिदाय का कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा न ही उसे किसी 
पश्चातवर्ती प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा । 
विस्तृत पाठ्यक्रम और परीक्षा पत्र के लिए, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे 
नियंत्रक , भारत सरकार प्रकाशन शाखा, नई दिल्ली -110001 या उसकी किसी शाखा या 
प्राधिकृत अभिकर्ताओं से विहित खर्चे पर उपलब्ध " भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक 
रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण पत्र और बेतार टेलीग्राफी के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति ) 
नियम , 1954 " पुस्तिका देखें । 
प्रवीणता परीक्षाओं को प्रमाणपत्र केवल अर्हता परीक्षा है । ये किसी रिक्ति को भरने या 
प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बनी है । 
एक विशिष्ट सत्र के दौरान भिन्न -भिन्न केन्द्रों में संचालित परीक्षा को , यदि कोई हो , एक 
ही परीक्षा समझा जाएगा । प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए आवेदन पर किसी विशिष्ट 
सत्र के दौरान एक केन्द्र के लिए ही विचार किया जाएगा । 
अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में मोबाइल फोन / इलेक्ट्रानिक गेजेट ले जाने की अनुमति नहीं 


9 . 


उपरोक्त अनुदेशों का पालन करने में असफलता आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने का दायी । 
बनाएगी । अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार की किसी भी रीति में कोई 
अभ्यावेदन ग्रहण नहीं किए जाएंगे । 


[ भाग II - खण्ड 36) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उपाबंध - I - क 


केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु 

आरटीआरए लाइसेंस सं0 . . 
- जारी करने की तारीख 


है 
. 


रेडियो टेलीफोनी में प्रवीणता प्रमाणपत्र और प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए 

आवेदन पत्र 
1 . ( क ) आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में 

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो 
17 ( ख ) हिन्दी में ( यदि संभव हो ) 

चिपकाएं 
( क ) परीक्षा केन्द्र का नाम 
( ख ) परीक्षा का मास . 
पूर्ण डाक का पता , जहां अनुज्ञप्ति भेजी जानी है । 


लं 
ooo 


पिता का नाम -- 
जन्म की तारीख -- --- 
जन्म का स्थान --- --- -- - -- - 
राष्ट्रीयता - - - - - - -- - -- - - -- - - - - 
ऊंचाई ( क ) - --- -- -- - - - - -- मीटर-- - - - - - - - --- - - से०मी० -- - -- - - --- 

ख ) आँखों का रंग --- 
( ग) बालों का रंग - -- -- - 

( घ ) रंग रूप - - -- - -- 
पहचान का चिन्ह-- --- --- --- 
10. आवेदन की गई अनुज्ञप्ति की किस्म 

( क ) 20 वर्षीय ( ख ) आजीवन 

( जहां लागू हो सही का निशान लगाएं ) 
11. संलग्न डिमांड ड्रॉफ्ट का ब्यौरा : - (डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से वेतन और 
लेखा अधिकारी (मुख्यालय) , दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में लिखा और नई दिल्ली शाखा 
कोड 7687 में संदेय होना चाहिए) 

( क ) डिमांड ड्रॉफ्ट की राशि .. .. ............ ( ख ) डिमांड ड्राफ्ट सं० .... 
( ग ) तारीख...... 
( 20 वर्षीय अनुज्ञप्ति के लिए फीस 5, 000/ - रू0 है और आजीवन के लिए 10,000/- रू0 है । 


घोषणा 


1 . मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वगामी तथ्य सत्य और सही है और उसमें कुछ 
भी मिथ्या नहीं है तथा उसमें कोई भी तार्किक बात छिपाई नहीं गई है । मैं इस बात से भी सहमत हूँ 
कि यदि मेरे द्वारा इसमें इसके पूर्व दी गई कोई सूचना बाद , की किसी तारीख को मिथ्या पाई जाए 
तो प्रमाणपत्र और प्रचालन अनुज्ञप्ति , यदि दी गई हो, रद्द कर दी जाएगी । 


2. इसके अतिरिक्त , मैं सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि मैं किसी ऐसे संदेश का , जिसे मैं 
अपने द्वारा प्रचालित किसी बेतार साधित्र द्वारा पारेषित या प्राप्त करूँ या जो उक्त साधित्र के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

| PART II - SEC. 3(1) 
प्रचालन के संबंध में मेरी जानकारी में आए, तात्पर्य, तब के सिवाय, जब ऐसा करने के लिए मुझे 
विधिपूर्वक प्राधिकृत या निदेशित किया गया हो , किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रकट नहीं करूंगा। 


3 . मैंने भारतीय बेतार टेलीग्राफी ( वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार 
टेलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 में अन्तर्विष्ट नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ और 
समझ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूं । 


आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) 


तारीखः 
स्थानः 


टिप्पण संलग्न : 


1. एक लिफाफे में समरूप पासपोर्ट आकार का फोटो । 
2. 27 x 12 से0 मी० आकार का बेहतर क्वालिटी का अपना पता लिखा ( अस्टांपित ) 
लिफाफा । 
3. उपरोक्तानुसार डिमांड ड्राफ्ट । 


[ फा . सं. पी. - 11021 /02/ 99 - सीओपी ] 
वी . जे. क्रिस्टोफर, उप - बेतार सलाहकार 


टिप्पण : - मूल नियम , अधिसूचना सं . डब्ल्यू ई - 3 /15/54 , तारीख 6 जनवरी , 1954 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित 

किए गए थे और अधिसूचना सं . सा . का. नि . 161 , तारीख 12 मार्च, 1988 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे । 


[ HTTII - tug 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(Department of Telecommunications ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 6th January , 2010 
G . S. R . 7 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian 
Telegrapb Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio 
Operator s Certificate of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy ) 
Rules 1954 , namely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial 
Radio Operator s Certificate of Proficiency and Licence to Operate Wireless 
Telegraphy ) Amendment Rules, 2009 . 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the 
Official Gazette . 


2 . In the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator s Certificate 
of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy ) Rules , 1954 
( hereinafter referred to as the said rules ),- for rule 7 , the following rule shall be 
substituted , namely : 


“ 7. Fee for the examination . - A candidate for admission to an examination for 
the grant of certificate specified under rule 3 shall pay examination fee of five 
hundred rupees per exam and the said examination fee may be reviewed by the 
Central Government from time to time” . 


3 . 


In the said rules, after rule 8 , the following rule shall be inserted , namely . 


" 8A Language . - The Language of the examinations conducted under these rules 
shall be English .” 


4 . 


In the said rules, for rule 10 , the following rule shall be substituted , namely : 


* 10 . Licence fee and validity .- A candidate for the grant of certificate and licence 
specified under the rule 3 shall pay fees in the following scale , namely : 


Rs . 5,000 
Rs. 10 ,000 


for twenty years 
for life time 


14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — Sec . 3 ( )] 
Explanation .- For the purposes of this rule , the expression “Life time” means till 
the licence holder attains the age of eighty years subject to condition that after 
attaining the age of 65 years the licence holder shall intimate the licensor for every 
five years about the use of the licence -: 


Provided that the central governmentmay extend the validity . 


A . 


of twenty years licence . - for a further period of twenty years , if the 
licence holder fulfils the following conditions, namely that the licence 
holder has : 


( i) 
( ii ) 


made a specific request ; 
pays a fee of five thousand rupees; and 
an experience of not less than three months in a Station 
working in the Aero -mobile service ; or 
30 hours of flying experience in an Aero -Mobile station ; or 
satisfies the central government, by re -examination or otherwise 
that he still possesses all the eligibilities required for issue or 
renewal of such licence . 


B 


Life time licence .- On specific request of the licence holder for ten 
years at a time without additional payment after attaining the age of 
eighty years . 


Provided further that if the holder of a licence , in the opinion of the Central 
Government, has willfully or negligently provided incorrect or false information 
for the purpose of re - validation of the licence , the Central Government may 
endorse , suspend or cancel the licence : 


Provided also that no order to suspend or cancel the licence under this rule 
shall be made unless the persons concerned has been given a reasonable 
opportunity of making a representation against the action proposed to be taken . 


Explanation 1 .- For the purposes of this rule , the expression “ experience” means 
the experience gained at a mobile station in the Aeronautica ! Mobile Service as 
adequate for Radio Telephone operator or experience gained as an operator of 
Radio Telephone station maintained on ground for communication with mobile 
stations in Aeronautical Service 


Explanation 2 .- For removal doubts , it is hereby declared that the licences existing 
on the day of coming into force of these Rules shall continue to be valid till their 
expiry and the licence holders desirous of renewing their licences shall switch over 
to these rules by applying for renewal for twenty years or life time . 


[ HTT II – GUS 3 0) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
5 . In the said rules , for rule 10A , the following rule shall be substituted , 
namely : 


“ 10A . Late Fee .- The Central Government may consider renewal of licence upto a 
period of five years after the expiry of licence , if the licence holder pays late fee 
of 2 % of licence fee per month subject to a minimum of two hundred and fifty 
rupees and if the delay is more than a year, after the expiry , the late fee shall be , 
compounded every year.” 


6 . 


In the said rules , for rule 11, the following rule shall be substituted , namely: 


“ 11 . Issue of duplicate or replacement of certificates and licences.- ( 1) A licence 
holder whose certificate or licence under these rules has been lost, mutilated or 
destroyed shall immediately notify the loss to the Central Government. 


(2 ) A properly executed application for duplicate certificate shall be made to the 
Central Government embodying a statement of the circumstances involved in the 
loss , mutilation or destruction of the certificate or licence for which a duplicate is 
required . 


( 3 ) If the certificate or licence has been lost, the applicant must state that, 
reasonable search has been made for it and further, that in the event it be found , 
either the original or the duplicate shall be returned for cancellation . 


( 4 ) The Central Government may issue duplicate copy of any certificate or 
licence on payment of one thousand rupees ” . 


7 . 


In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted , namely : 


“ 12 . Discipline of operators . 


( 1 ) If in the opinion of the Central Government the holders of the Certificate or 
licence has willfully or negligently failed to comply with the provisions of the 
convention , or of these rules or of any regulations lawfully applicable to him or her 
in respect of operation of Radio Apparatus the Central Government may endorse , 
suspend or cancel the certificate . 


( 2 ) The Central Government may under these rules at any time require the 
holder of a certificate of proficiency to produce the same and the holder shall 
comply with such requisition . 


( 3 ) The Central Government may at any time require the holder of a certificate 
of proficiency or licence to be re -examined in order to test his knowledge and 
ability and may as a result of such examination , endorse , suspend or cancel the 
certificate of proficiency or the licence and no fee shall be chargeable for such 
examination . 


16 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — SEC. 301 
( 4 ) Every holder of the certificate under trese rules shall observe secrecy of the 
correspondence and a declaration to this effect shall be made by such holder in the 
application for admission to the examination for such certificate -: 


Provided that the Central Government may modify , vary , cancel or revoke 
any of the conditions governing the issue of Radio Telephony Restricted 
(Aeronautical) certificate under these rules either by sending notice in writing to 
the holder or by a general notice published in the Official Gazette or news paper in 
New Delhi.” 


8 . In the said rules for Annexure - 1, the following Annexures shall be 
substituted , namely : 
" Annevinar 

COP - 1 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY 


FORM OF APPLICATION 


For 


ADMISSION TO EXAMINATION FOR A CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN RADIO 


TELEPHONY RESTRICTED (AERONAUTICAL ) 


The form when completed should be sent to : 


( For use by the Office ) 
Roll No . 


The Assistant Wireless Advisor to the 
Govt. of India , 
WPC Regional Licencing Office , 
( Respective RLO as mentioned in the 
examination schedule. ) 


To be filled in by the applicant 
Name & Postal address of applicant. 
(Tel . no . & E -Mail address, if any ) 


(a) 


Centre * (b) Class of Examination & Part. ( Tick whichever applicable ) 

RTR (Aero ) Full: RTR ( Aero ) Pt.I: 
Note:- Pt. 1 - Renewal by Test (copy of Indian Licencel Foreign 
Licence and Indian Permit to be submitted along with application . 
Original Licence should be produced during examination for 

verification ) 
Month of examination : 


(c ) 


( d ) 


Details of Bank Draft. @ 


( HTII – U13 30 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Name of State Bank of India branch . 


( ii ) 


No. and date 


( iii ) Amount: 


( e ) State , if appearing in any other class of COP Examination . (Tick appropriate box ) 
No . 

Specify class if yes : 


Yes. 


* Name of the centre , duly notified . 
@ The Bank Draft should be obtained from any branch of the STATE BANK OF INDIA and 
drawn in favor of PAO (HQ ), DOT, NEW DELHI payable at STATE BANK OF INDIA , 
NEW DELHI, Parliament Street , New Delhi. Service Branch (Code 7687). In case of 
payment from Delhi, Banker s cheque from State Bank of India is also acceptable . 


SURNAME 


1 . Name of Applicant ( In Block Letters ) NAME 

Name in Hindi, if possible . 


2 . Full postal address to which 

Communication to be sent 


3 . PermanentHome Address 


4 . Contact No. and E -Mail address if any 


ID DO HAVE TO 


Metres 


Centimeters 


5 . Description of Applicant: 

( a ) Height 
(b ) Colour of eyes 
( c ) Colour of hair 
( d ) Complexion 
( e ) Mark of Identification 


6 . Date of Birth : (* Please attach attested 

copy of your School Leaving Certificate or 
Matriculation Certificate ) (Applicant should be of 18 years of age ) 


7 . Place of birth (with District and State ) 


8 . Name of State to which you belong 


9 . (a ) Are you a citizen of India by birth and /or domicile 
Note : A certificate to this effect in the form given at page 4 of the application may obtain from 
persons duly authorised from time to time by the Central Government. 


(b ) If not, to which country you belong ? 


- 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II - Sec . 30 


10 . Father s name, address and nationality ( if dead , state 

Last address ) 


11 . Particulars of Certificates of Competency /Proficiency 

If any, already held by the applicant: 


Class of Certificate 


No , and date of issue 


Authority by whom issued 


12 . Educational Qualification of the Candidate 

(Please attach proof, a copy duly attested by a Gazetted officer of Central or State Govt.) 


DECLARATION 


1 . I hereby solemnly declare that the foregoing facts are true and correct and nothing is false 
therein and nothing material has been concealed there from . I also agree that in case any 
information given by me herein before is found false at later date , the certificate and licence to 
operate , if granted will be cancelled . 


2 . I further solemnly give an undertaking that I will not either directly or indirectly divulge 
to any person , except when lawfully authorised or directed to do so , the purport or any message 
which I may transmit or receive by means of any wireless apparatus operated by me or which 
may come to my knowledge in connection with the operation of the said apparatus. 


3. I have carefully read and understood the rules contained in the Indian Wireless 
Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and licence to operate 
Wireless Telegraphy ) Rules, 1954 and undertake to abide by them . 


Signature of Witness 


Signature of applicant 


Name ( in Capital Letters ) 
Address : 


Name (in Capital Letters ) 
Date : 


Place : 


Date : 
Place : 
( To be witnessed by any responsible person ) 


I enclosed the following documents : 


[ YTTII - 2033(0) ) 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(i) Bank Draft for Rs....... 
( ii ) Character and Nationality Certificate 
( iii) 

Domicile Certificate , if any required . 
(iv ) Proof of Age (Applicant should be above 18 years of age on the date of commencement 

of the examination ) 
Photographs stamps size 3x4 cms - Two Nos. (One should be pasted in the space 
provided in the Attendance Sheet, page no .6 , and the second one should be enclosed in an 

envelope and secured to the application form ) . 
( vi ) Enclosed a self addressed and stamped (Rs. 5 /- only ) envelope of size 23X10 cm . 


Signature of applicant 


* CERTIFICATE OF CHARACTER AND NATIONALITY 


Certified that I have known Shri... ... .......... 
Son of Shri ... . ... .. 

. .. .... .. ... .. . .... .. for the last ... . .. .. . ... .. .. ... .. ...years 
. ... . . .. .months. 

He bears a good moral character and is of 
. .. .. ... . ... . ..nationality . He is not related to me. 


Place : 


Signature 


Date : 


Name ( in Capital Letters ) 
Designation & Address with Stamp 


This certificate should be from any one of the following: 


1 . Gazetted Officer of Central or State Governments . 
2 . Member of Parliament or State Legislature 
3 . Sub -DivisionalMagistrate /Officer or Tehasildar 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — Sec . 30 
( This page will be posted to the candidate. Therefore it should be on a separate sheet of 

paper ) 


GOVERNMENT OF INDIA ,MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION 

TECHNOLOGY (WPC WING ), Regional Licensing Office , ... ...... 


ADMISSION CERTIFICATE 


Shri .. ... . .. 


. ... is hereby admitted to the following examination : 


Examination 


Centre 


Roll No . 


Date 


Time 


RTR ( A ) 


1. 


Candidates must carefully study the following instructions for strict compliance : 


i ) 


No candi 


No candidate will be admitted to the Examination Hall after half an hour from the 
commencement of examination 
Candidates should bring their own pen , ink , pencil, erasures and drawing 
instruments . 
Candidates shall not be allowed the help of any scribe to write answers for them . 
No candidate shall be permitted to leave the Examination Hall unless half an hour 
has elapsed after the commencement of the paper, 
Candidates are not allowed to take mobile phones/electronic gadgets to the 
examination hall . 


iii) 


iv ) 


2 . If the candidate is found guilty of impersonation or using or attempting to use unfair 
means in the Examination Hall, he is liable to criminal prosecution and / or he may be debarred 
either permanently or for a specified period from appearing in the examination . 


THE CANDIDATES MUST ABIDE BY ANY OTHER INSTRUCTIONS WHICH 
MAY BE GIVEN TO THEM BY THE CHIEF EXAMINER OR THE INVIGILATING 
OFFICER 


For Assistant wireless Adviser 

to the Government of India 


Candidate to write his postal address : 


TO 


Shri. .... 


.. .. . . . ... .. .. . 


( UTTII – GUS 30 ) 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( Please use an exclusive /separate sheet for this page 

GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY 

(WIRELESS PLANNING & COORDINATION WING ) 


PM 


ATTENDANCE SHEET 


( To be filled by the Candidate , preferably typed and should be on a separate sheet of paper ) 


Class of Exam : Click the respective box . 


Part I only 


Paste recent FOR OFFICE USE ONLY 
Photograph 3X4 cm 

here . The Roll No: . . .. . . . 
photograph should 
be signed and dated Si no of Lic . . . . . .. ... 
on the front. 

RTR (A ) Lic . No ...... 
Date :. .. .. . .. 


Part I & II 


Name of the Centre: 


1. Name of the Candidate in BLOCK LETTERS. 
2 . Postal address where the licence to be posted . 


3. Father s name. 


4 . Date of birth 


5 . Place of birth . 


6 . Nationality . 


7 . Height in mtrs . 


8 . Colour of eye . 


9 . Colour of hair 


10. Complexion 


11.Mark ( s ) of identification 


12 . Particulars of Certificate of Proficiency Licence, if any , already held by the applicant. 
( a ) Class of Licence. ( b ) No. and date of Licence. (c) Issued by. 


Date 


Subject 


Signature of the Candidate 


| Part I 


like 


this 


Part II 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART II — Sec. 3 01 
GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY 

(WIRELESS PLANNING & COORDINATION WING ) 


INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES FOR FILLING IN THE APPLICATION FOR 
ADMISSION TO EXAMINATIONS FOR CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 

RADIO - TELEPHONE RESTRICTED (AERONAUTICAL ) 


Application duly completed should reach the Assistant Wireless Adviser to Govt. of 
India , WPC Regional Licencing Office of the respective region as mentioned in the 
schedule of the examination by the prescribed due date . Applications received , 
without proper enclosures and after the due date , will summarily be rejected . 
Further , NO enquiry or correspondence will be entertained on the matter. Also 
applications otherwise not in order in any manner would also be rejected summarily 
without entertaining any correspondence in this regard . 


nie 


a ) 
b ) 


Every application form should be accompanied by: 
Two identical copies of the recent photographs of the candidate . The photographs should 
be of head and shoulders only ( full face ) and 3 X 4 cms size. They should be duly signed 
and dated in ink on the front and one of them enclosed in a small open envelop . The 
other should be pasted on the right hand top of the attendance sheet enclosed . The 
name and 

complete address should be written on the back of the photographs 
enclosed in the open envelope . 
The nationality and character certificate in the prescribed format from one of the officers 
listed below : 
Gazetted Officers of Central or State Governments . 
Member of Parliament or MLA , MLC of State Government 
Sub - Divisional Magistrate/Officer 
Tehasildar of Naib /Deputy Tehasildar authorized to exercise magisterial powers . 
Evidence of age ( e.g. Attested copy of Matriculation Certificate or School leaving 
Certificate ). 
Examination fee in the form of SBI Demand Draft . 
Domicile Certificate , in case a candidate is an Indian not by birth , issued by competent 
authority, either in original or copies duly attested . 
Enclose a self addressed and stamped (Rs.5l- only ) envelope of size 23X10 cm . 


( iii) 


iv ) 


( vi ) 


3. 


Candidate s address, at which he desires to receive his admission Certificate , should be 
written in the space provided on the blank admission Certificate form . 


4 . ( i) 


The prescribed fee should be paid only by a crossed BANK DRAFT OF STATE BANK 
OF INDIA . The Bank Draft should be obtained from any branch of the STATE BANK 
OF INDIA , and drawn in favor of PAO (HQ ), DOT , NEW DELHI payable at STATE 
BANK OF INDIA , Parliament Street, New Delhi. Service Branch (Code 7687) . In case 
of payment from Delhi, Banker s cheque from State Bank of India is also acceptable . 
In no case , Bank Draft drawn on any other banks/ Cheques will be accepted . Defaced or 
mutilated Bank Drafts will also not be accepted . 
Fees for the different classes of Certificates of Proficiency Examination is Rs. 500 / - only . 


K OF INDIA Wn in favor of PAO Otained from any be 


(ii) 


( iii ) 


[ M II - U30 ) 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
There is no minimum educational qualification prescribed for appearing fro these 
examinations. It should however , be emphasized that the syllabus for these examinations 
is such , as would require a sound educational qualification at least up to Matriculation 
standard with Mathematics and Physics as subject for a candidate efficiently study them . 
Particular attention of intending candidates is , therefore, drawn to the necessity for a 
good general education as a perquisite for attempting these examinations. It is also 
emphasized that during the examination the proficiency in English language also will be 
considered 


The language of the examination will be English . 


No claim for a refund of the examination fees will be entertained , nor can it be held in 
reserve for any subsequent Certificate of Proficiency Examination . 


For detailed syllabus and form of Examination , candidates are advised to refer to the 
pamphlet, “ Indian Wireless Telegraphy ( Commercial Radio Operators , Certificate of 
proficiency and Licence to Operate wireless Telegraphy ) Rules 1954 " available at the 
prescribed cost from the Controller , Government of India Publication Branch , New 
Delhi- 110001 or any of its branches or authorised agents . 


Certificate of Proficiency Examinations is qualifying examination only . These are not 
# meant for filling up any vacancy or imparting training . 


10 . 


Examination conducted at various Centres during one particular session , if any , will be 
considered as one and the same examination . Application for the COP examination shall 
be considered for one centre only during a particular session . 


11. 


Candidates are not allowed to take mobile phones/ electronic gadgets to the examination 
hall . 


Failure to comply with the above instructions will render the applications liable to be 
rejected . No representations on rejected applications will be entertained , in any manner 
whatsoever. 


T 


SEE Annexure l - A 


Annexure I- 

A 


FORM OF APPLICATION FOR ISSUE OF CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 

RADIO TELEPHONE AND LICENCE TO OPERATE 


1. ( a )Name of Applicant BLOCK LETTERS. 


(b ) In Hindi (if possible .) 
2 . (a ) Name of Examination centre . 

(b ) Month of Exam . 
3 . Complete postal address 

Where licence to be sent. 


Paste a recent 
Passport size 
Photograph 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - Sec . 30) 
4 Fathers name. 
5 . Date of birth 
6 . Place of birth . 
7 . Nationality . 
8 . Height. (a ) Mtrs . Cms. 
9 . Colour of Eyes : 

9 .Colour of Hair . 

10 . Complexion . 
11 .Marks of identification , : 


12 . Type of licence applied for: (a ) 20 years . 

(b) Life Time. 
(Tick wherever applicable ) 
13 . Details of DD enclosed :- ( DD should be drawn in the name of PAO (HQ ) , DOT, 

New Delhi from SBI and payable at New Delhi branch Code 7687 ) 
( a ) DD Amount. (b ) DD No . 

(c ) Date . 
(For 20 years Licence fee is Rs . 5 , 000 /- and for Life time Rs: 10 , 000 /-) 


DECLARATION 


1 . I hereby solemnly declare that the foregoing facts are true and correct and nothing is false 
therein and nothing material has been concealed there from . I also agree that in case any 
information given by me herein before is found false at later date , the certificate and licence to 
operate, if granted will be cancelled . 
2 . I further solemnly give an undertaking that I will not either directly or indirectly divulge 
to any person , except when lawfully authorized or directed to do so , the purport or any message 
which I may transmit or receive by means of any wireless apparatus operated by me or which 
may come to my knowledge in connection with the operation of the said apparatus. 
3 . I have carefully read and understood the rules contained in the Indian Wireless 
Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and licence to operate 
Wireless Telegraphy ) Rules, 1954 and undertake to abide by them . 


Date : 

Signature of applicant 
Place 

Name ( in Capital Letters ). “ . 
Note : Enclose : 

An identical passport size photograph in an envelope . 
A self addressed (Unstamped ) envelope of good quality size 27X12 Cms. 
DD as mentioned above. 


[F . No. P - 11021/ 02 /99 - COP ] 
V . J. CHRISTOPHER , Dy. Wireless Adviser 


Note : The principal Rule was published in the Gazette of India vide notification No . WE - 3 / 15 / 54 dated 

6th January , 1954 , and were last amended vide notification No. G . S . R . 161 dated 12th March , 1988 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


